सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 


संख्या- 621 


18 श्रावण, 1938 ( श० ) 
राँची, मंगलवार , 

__ 9 अगस्त, 2016 ( ई० ) 


पर्यटन , कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग 

( पर्यटन प्रभाग ) 


अधिसूचना 
1 जुलाई, 2016 


संख्या -पर्य / यो .- 42/ 2016-07 -- बाबा बैद्यनाथधाम -बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार 
अधिनियम 2015 के अन्तर्गत किए गए प्रावधानों एवं प्राधिकार के अधीन गठित कार्यकारी परिषद 
द्वारा सम्पूर्ण तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिए तथा श्रावणी मेला 2016 के सफल आयोजन हेतु लिये गये 
कतिपय निर्णयों एवं वर्तमान परिस्थिति में बाबा बासुकीनाथ मंदिर के आंतरिक व्यवस्थाओं, दैनिक 
सामान्य एवं वित्तीय गतिविधियों के सम्पादनार्थ एक तदर्थ व्यवस्था की आवश्यकता को देखते हुए 
इस निमित्त उपायुक्त , दुमका को मंदिर प्रशासक के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है , तथा उनकी 
अध्यक्षता में एक “ संचालन एवं प्रबंधन उपसमिति " का गठन निम्नवत् किया जाता है: 


1. उपायुक्त , दुमका 


अध्यक्ष । 


सदस्य । 


2. पुलीस अधीक्षक , दुमका 
3. वाणिज्यकर उपायुक्त, दुमका 


सदस्य । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 9 अगस्त , 2016 
4 . नजारत उपसमाहत्र्ता, दुमका 

सदस्य । 


सदस्य । 


5. बासुकीनाथधाम स्थित पंडा (पुजारियों) के संगठन के प्रमुख - 
6. अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका 


सदस्य सचिव । 


II. उपरोक्त “ संचालन एवं प्रबंधन उपसमिति ” के गठन पर माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड-सह 
अध्यक्ष, बाबा बैद्यनाथधाम-बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 


III. यह अधिसूचना झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सतेन्द्र सिंह , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 621 - 50 | 


